निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 221) 


9 फाल्गुन 1935 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार , 28 फरवरी 2014 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

13 फरवरी 2014 
सं0 22 / नि०सि० ( मोतिo)- 08 - 03 / 2013 / 206 — श्री दिलीप कुमार, कार्यपालक अभियंता , ( आई0 डी0 
4471), मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, बाल्मीकिनगर को नेपाल हितकारी योजना 2009 गंडक प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मुख्य 
पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के अधीन मुख्य पश्चिमी नहर के पुनर्स्थापन कार्य में एकरारनामा के विरूद्ध 
स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया । तकनीकी परीक्षक कोषांग , निगरानी विभाग के जॉच में पाया गया कि स्थानीय 
सामग्री के प्रयोग के बावजूद भी सामग्री ढुलाई मद का भुगतान वास्तविक लीड के बजाय एकरारनामा में प्रावधानिक 
मद दर के अनुरूप किया गया । फलस्वरूप सिर्फ सामग्री ढुलाई मद में 24 .65 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ है, जो 
एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है एवं जानबुझकर सरकारी राशि के गबन करने में सहयोग किया गया परिलक्षित होता 
है । उक्त वित्तीय गबन / अनियमितता के लिए श्री दिलीप कुमार, कार्यपालक अभियंता को बिहार सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 में निहित प्रावधान के आलोक में निलंबित करते हुए विभागीय 
कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है । 

2. उक्त निर्णय के आलोक में श्री दिलीप कुमार, कार्यपालक अभियंता, मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल , 
वाल्मीकिनगर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में श्री दिलीप कुमार, कार्यपालक अभियंता का मुख्यालय, अधीक्षण अभियंता का कार्यालय 
पश्चिमी कोशी नहर अंचल , मधुबनी निर्धारित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 फरवरी 2014 
4. निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 
5. विभागीय कार्यवाही से संबंधित संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 221- 571+ 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


